SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 भाद्र, 1940 ( श०) 


संख्या- 838 राँची, शुक्रवार 


__ 31 अगस्त , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 
30 अगस्त , 2018 


संख्या- 5/ आरोप -1-84/2017-1945 ( HRMS )-- ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड के पत्रांक -3238, 
दिनांक 22 जून , 2017 द्वारा श्री कौशल कुमार , तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , रानेश्वर के 
विरुद्ध प्रपत्र- क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित हैं 
आरोप सं०-1. दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा आहूत विडियो कांफ्रेसिंग 
में रानेश्वर प्रखण्ड में कुल 1954 लाभुकों का खाता सत्यापित हो चुका था , लेकिन मात्र 1175 लाभुकों 
का ही FTO Sign किया गया । उक्त तिथि तक 779 लाभुकों का FTO Sign करना शेष था । दिनांक 
25 अप्रैल , 2017 को आवास सॉफ्ट के आँकड़ों के अनुसार अभी भी 124 लाभुकों का FTO Sign करना 
है , जबकि 20 अप्रैल , 2017 को इसे शून्य करने का निदेश मुख्य सचिव द्वारा दिया गया था । 


आरोप सं०- 2. दिनांक 25 अप्रैल , 2017 तक रानेश्वर प्रखण्ड में कुल 2512 इकाई आवास के विरूद्ध 
मात्र 2340 आवास का ही निबंधन हुआ है । मात्र 2204 का Geo Tag किया गया है । 
आरोप सं०-3. श्री कुमार का उक्त कृत्य घोर अनुशासनहीनता , कर्तव्यहीनता, आदेशोल्लंघन एवं 
स्वेच्छाचारिता का परिचायक है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 31 अगस्त , 2018 
2 . उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक - 8212, दिनांक 19 जुलाई , 2017 द्वारा श्री कुमार 
से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार के पत्रांक -625 /वि०, 
दिनांक 8 अगस्त , 2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया . 

3. विभागीय पत्रांक - 12309, दिनांक 16 दिसम्बर , 2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड से 
श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया , जिसके आलोक में 
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक -638, दिनांक 13 फरवरी , 2018 द्वारा उपलब्ध कराया 
गया मंतव्य निम्नवत है : 


" श्री कुमार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राशि भुगतान के पूर्व कुछ अयोग्य लाभुकों का मामला 
संज्ञान में आया, जिन्हें प्रथम किस्त का भुगतान करने के पश्चात् वित्तीय अनियमितता की संभावना 
हो सकती थी | श्री कुमार ने अपने उत्तर के साथ लाभुकों की सूची भी उपलब्ध करायी है । उपर्युक्त 
परिस्थति में इनके उत्तर से विभाग की सहमति का संसूचन किया जाता है ।" 
श्री कुमार के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य 
की समीक्षा की गयी . समीक्षोपरांत, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते 
हुए श्री कौशल कुमार, झा० प्र० से०, तृतीय बैच, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रानेश्वर , 
सम्प्रति - प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , देवीपुर , देवघर को आरोप मुक्त किया जाता है । 


SL No. 


Employee Name 


Decision of the Competent Authority 


G . P. F No. 


KAUSHAL 
KUMAR 


| श्री कौशल कुमार, झा० प्र० से०, तृतीय बैच , तत्कालीन प्रखण्ड विकास 
पदाधिकारी, रानेश्वर को आरोप मुक्त किया जाता है. 


111001165701 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार जायसवाल, 

सरकार के उप सचिव 
जीपीएफ संख्या: ROH/ RVP/1007 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 838 -- 50 


